रजिस्ट्री सं० डी - 222 


REGISTERED No . D - 222 


रायपेव जपने 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


T 


सं० 11 
No. 11 ] 


नई रिस्ती, निवार, अगस्त 9, 1969 ( श्रावण 18, 1891 ) 
NEW DELHI , SATURDAY, AUGUST 9 , 1969 ( SRAVANA 18, 1891 ) 

परभाग में मिल पृष्ठ संख्या की बाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
( Separate paping to given to the Port to order that it may ha Nad mu separate complethor ) 


भाग I - खंड 3 

PART I - SECTION 3 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियमों , विनियमों, भावेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued by 

the Ministry of Defence 


( 9 ) सचिव ( समन्वय ), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली । 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , 9 अगस्त 1969 

संकल्प 
सं0 20 11 दिनांक 21 जुलाई 1969 - राष्ट्रपति महोदय 
सहर्ष आदेश देते हैं कि दिल्ली राज्य मे प्रादेशिक सेना के विकास 
सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक 
राज्य सलाहकार समिति पुनर्गठित की जाए । 
2. समिति में निम्नलिखित होंगे : -- 

सभापति 
उप राज्यपाल , दिल्ली । 

सरकारी सवल्प 
( 1 ) श्री विजय कुमार मल्होत्रा, मुख्य कार्यकारी पार्षद, 

दिल्ली । 
( 2) मुख्य सचिव , दिल्ली प्रशासन , दिल्ली । 
( 3 ) महानिरीक्षक पुलिस , दिल्ली । 
( 4 ) जी० ओ० मी० दिल्ली एरिया , दिल्ली । 
( 5 ) आयुक्त, दिल्ली नगर निगम दिल्ली । 
( 6 ) जिलाधीश , दिल्ली । 
( 7 ) निदेशक, नागरिक सुरक्षा, दिल्ली । 

( 8 ) कमान्डर, टी० ए० ग्रुप हैडक्वार्टरस , वैस्टर्न कमान्ड । 
M183GI/ 69 


गैर- सरकारी सवस्य 
( 1 ) महापौर, दिल्ली । 
( 2 ) श्री हीरा सिंह , सदस्य , महानगर परिषद , दिल्ली । 
( 3 ) श्री सोमनाथ सदस्य महानगर परिषद्, दिल्ली । 
( 4 ) डा० गुरअरुण सिंह, मदस्य महानगर परिषद,दिल्ली । 
( 5 ) अध्यक्ष , स्थायी समिति , दिल्ली नगर निगम , 

दिल्ली । 
( 6 ) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ( श्री विशेश्वर 

प्रसाद , इतिहास विभाग के मुख्य ) । 
( 7 ) श्री इन्द्र प्रकाश , महा प्रबन्धक अयोध्या टैक्स्टाइल 

मिल्स , दिल्ली । 
( 8 ) अध्यक्ष, दिल्ली चैम्बर आफ कोमर्स । 
( 9 ) डा० एम० डी० डालमियां , बिरला मिल्स , दिल्ली । 
( 10 ) श्री धन राज ओझा , 5/ 38, अजमल खान रोड , 

करौल बाग , नई दिल्ली । 
( 11 ) अवैतनिक कैप्टन अमर नाथ गुप्ता ( आक्सिलियरी 

फोसिज़ वैलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधि ) । 
( 12 ) उपाध्यक्ष, जिला थल सेना , जल सेना तथा वायु सेना 

बोर्ड, दिल्ली । 
( 13 ) अध्यक्षा , दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन , दिल्ली । 


( 55) 


56 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 9 , 1969 (SRAVANA 18 , 1891) 


[ PART I - - SEC. 3 


( 14 ) श्री बन्सी धर गुप्ता । 
( 15 ) श्री सुच्चा सिह, अवैतनिक न्यायाधीश । 


एफ 6 ( 26) -ई . IV/ 59 दिनांक 5 सितम्बर 1960 द्वारा 
स्वीकृत दर पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी की 
जायगी । 


6. आदेश जारी किया जाता है कि मेना अध्यक्ष, विस सलाहकार 
वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मरूप सचिव दिल्ली प्रशासन 
को उपर्युक्त से सूचित कर दिया जाए । 


7. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि इस संकल्प को 
भारतीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 


सचिव 
जनरल स्टाफ अधिकारी, टी० ए० ग्रुप हैडक्वाटरग , 

वैरटर्न कमान्ड । 
3. समिति के गैर- सरकारी सदस्य की नियुक्ति कार्यकाल 
दो वर्ष है । 
____ 4. समिति के ये कार्य होंगे--- ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती 
को प्रोत्साहन देना और ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती विकास 
तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी किसी भी स्थानीय समस्या पर विनार 
करना । 

5. बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी मन्नस्यों की 
समय- समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं० 


8 19 अगस्त 1967 ( श्रावण 28, 1889 ) के भारत के 
राजपत्र भाग 1- खण्ड 3 में प्रकाशित समय- समय पर संशोधित , 
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं0 2189, दिनांक 26 जुलाई 
1967 एतद् द्वारा निसरित की जाती है । 


1 


के० आर० बालिगा, उप - सचिव 


- 


- 


MINISTRY OF DEFENCE 


New Delhi, the 8th August 1969 

RESOLUTION 
No. 2011, lated 21st July 1969 . -- - To advise the Govern 
ment of India on matters relating to the development of the 
Territorial Army in the State of Delhi, the President has been 
pleased to direct that State Advisory Committee for the 
Territorial Army be reconstituted . 

2 . The Committee shall consist of : 


CHAIRMAN 


Lt, Governor . 


OFFICIAL MEMBERS 
Shri Vijay Kumar Malhotra , Chief Executive Councillor. 
Chief Secretary , Delhi Administration , 
Inspector General of Police , Delhi, 

G. O . C . , Delhi, Area, Delhi . 
Commissioner, Municipal Corporation of Delhi. 
District Magistrate. Delhi , 
Director of Civil Defence . Delhi . 
Commander , Territorial Army Group , Hcadquarters , 

Western Command 
Secretary (Coordination ) , Delhi Admin ., Delhi, 


Shri Inder Prakash , General Manager, Ayudhiya Textile 

Mills, Delhi. 
President, Delbu Chamber of Commerce . 
Dr, M . D . Dalmla , Birla Mills , Delhi. 
Shri Dhan Raj Ojha, 5 / 38 - Ajmal Khan Roud, Karol 

Bagh , New Delhi. 
Representative of Auxiliary Forces Welfare Association 

(Hony . Capt. Amar Nath Gupta ) . 
Vice- Chairman, District Soldiers, Sailors and Airnmen s 

Board , Delhi. 
President, Delhi Medical Association . 
Shri Bansi Dhar Gupta . 
Shri Sucha Singh , Hony. Magistrate , 

SECRETARY 
G .S . O . 2, Tenitorial Army Group Headquarters, Western 

Conin ) and , 
3 . The tenure of appointment of non - official members of 
the Commillee is two years , 
____ 4. The functions of the Committee will be ( i ) to encourage 
Tecruitinent to the Territorial Army and ( ii ) lo consider any 
local problem Telating to recruitment , development training 
of the Territorial Army. 

5 . The non -official members will be paid travelling allow 
auce and daily allowunce for attending the meeting at the 
rates sanctioned in the Ministry of Finance , Office Memoran 
dum No. F . 6 ( 26 ) - FIV / 59, dated the 5th Sep. 1960 , as 
amended from time to time. 

6 . Ordered that the foregoing bc communicated to the 
Chicf of the Army Staff , Financial Adviser, Ministry of 
Finance (Defence ) and the Chief Secretary to the Delhi 
Administration. 

7 . Ordeied also that the resolution may be published in 
the Gazette of India . 

8 . Ministry of Defence Resolution No. 2189 , dated the 
26th July 1967, as amended by Notification No . 138. daled 
3011 Dec . 1967 is hereby cancelled. 


___ NON- OFFICIAL MEMBERS 
The Mayor of Delhi. 
Shri Hira Singh , Meinber Metropolitan Council , Delhi. 
Shri Son] Nath , Member Metropolitan Council , Delhi . 
Dr. Gurbax Singh, Member Metropolitan Council , Delhi . 
Chairman, Standing Committee, Municipal Corporation , 

Delhi. 
Representative of Dellii University ( Shri Bisheshwar 

Piasuci, Head of History Department) . 


K . R . BALIGA, Dy . Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1969 


